निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पटना ज्येष्ठ 1933 MON 


9 ज्येष्ठ 1933 ( श ) 
पटना , सोमवार , 30 मई 2011 


( सं० पटना 245 ) 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

23 मई 2011 
सं0 सं0का0 - 1 / वि०प० ( नेता विरो० दल / मु०सचे0 ) – 7 – 10 / 2011 - 954 — बिहार विधान परिषद् के 
कार्यालय आदेश संख्या 1272, दिनांक 27 अप्रील 2011 के द्वारा श्री कृष्ण कान्त सिंह , सहायक , बिहार विधान 
परिषद् को श्री राम चन्द्र प्रसाद , मुख्य सचेतक , विरोधी दल , बिहार विधान परिषद्, पटना के आप्त सचिव ( सरकारी ) 
के पद पर सीधे प्रतिनियुक्ति किया गया है । 

2. उक्त कार्यालय आदेश ज्ञापांक के अनुरूप श्री सिंह को दिनांक 27 अप्रील 2011 की तिथि से माननीय 
मुख्य सचेतक, विरोधी दल, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव ( सरकारी ) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
नियुक्त किया जाता है । 

3. श्री कृष्ण कान्त सिंह , आप्त सचिव ( सरकारी) के पद पर तब तक बने रहेंगे, जबतक श्री राम चन्द्र 
प्रसाद, मुख्य सचेतक, विरोधी दल, बिहार विधान परिषद् में अपने पद पर बने रहेंगे । इस बीच भी इसकी सेवा बिना 
किसी सूचना के परिषद् को वापस लौटायी जा सकती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नवनीत रंजन तिवारी, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 245 - 571 + 10-डी0टी0पी01 

Website : http : //egazette .bih .nic .in 


